निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 19 


6 ज्येष्ठ, 1931 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

27 मई , 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


2 , 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी o , एम 0 ए 0 , 
एमएससी o , लॉ भाग-1 और 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी 0 एस 0 ई ०, डीपO-इन 
एड 0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

11-11 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


13-14 


2 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


छुट्टी 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचनाएं 

15 मई 2009 
सं 0: ई2-1-002 / 2005-28-7000 — बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री संजय कुमार 
सुरीन , अवर निर्वाचन पदाधिकारी, दानापुर अनुमंडल , पटना ( तदेन अवर निर्वाचन पदाधिकारी , मुख्यालय , निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना ) को 
निम्नांकित अवधि के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है : 

1. दिनांक 06.11.2008 से 07.11.2008 तक : 02 ( दो ) दिन 
2. दिनांक 25.11.2008 से 26.11.2008 तक : 02 ( दो ) दिन 
3. दिनांक 28.12.2008 से 15.03.2009 तक : 78 ( अठहत्तर) दिन 

कुल योग : 82 ( बयासी) दिन 


2 . 


इस प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - सरकार के प्रधान सचिव का 
अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

राम कृष्ण प्रसाद , 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

-सह - सरकार के उप सचिव । 


15 मई 2009 
सं ० ई2-208 / 90-29-7001 — बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री मोद नारायण झा , 
अवर निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर (तदेन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा) को दिनांक 06.02.2008 से 16.03.2008 तक कुल 40 
( चालीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

2. इस प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - सरकार के प्रधान सचिव का 
अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

राम कृष्ण प्रसाद, 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

-सह - सरकार के उप सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 मई 2009 
सं ० 6 / गो 0 34-02 / 2008-1520 / वा 0 क 0 — श्री प्रियम्बद कुमार सिंह, (बिहार वित्त सेवा ) सम्प्रति 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, शाहाबाद अंचल, आरा की सेवा माननीय मंत्री श्री रामानन्द प्रसाद सिंह, परिवहन 
विभाग, बिहार सरकार के वाह्य सेवा के आप्त सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , 
बिहार, पटना को सौंपी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लाल बाबू गुप्ता , 
सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


3 


18 मई 2009 
सं ० 6 / गो0-34-2 / 2001-1723 / वा 0 क 0 — श्री निशा नाथ ओझा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार 
न्यायालय , पटना को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों के 
लिए अथवा उनकी पैतृक सेवा में बार्धक्य सेवा निवृत्ति की तिथि ( जो पहले हो ) तक के लिए होगी । 

2. श्री ओझा को अध्यक्ष, वाणिज्य - कर न्यायाधिकरण के पद पर नियुक्ति की अवधि में उन्हें अपने 
पैतृक सम्वर्ग कोटि के वेतनमान् में वेतन देय होगा । 

3. श्री ओझा को न्यायिक सेवा के पदाधिकारी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जो सुविधा 
न्यायिक पदाधिकारी को देय है , वही सुविधा इन्हें भी अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लाल बाबू गुप्ता, 
सरकार के अवर सचिव । 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

15 मई 2009 
सं 0 नि ० वि ० स्था0-311 / 08-1786 – श्री संजय कुमार सिंह, उप सचिव, निगरानी विभाग, बिहार , पटना को अत्यन्त 
आवश्यक पारिवारिक दायित्व के निर्वहन हेतु दिनांक 3.06.09 से 19.6.09 तक कुल 17( सत्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश 
तथा दिनांक -20.6.09 एवं 21.6.09 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती 
है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के 0 जैन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 मई 2009 
सं . 01 रा. स्था . / वि.स.से.- 14 / 07-1163 — मो . शाहनवाज आलम सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर 
( पश्चिमी) अंचल अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) 
अंचल के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय , 
सरकार के उप सचिव । 


14 मई 2009 
सं ० 01 / रा . स्था .(3) बैंक -08 / 09-1190 — श्री प्रभात कुमार प्रबंध निदेशक , दी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खगड़िया के उपार्जित अवकाश अवधि में प्रभार ग्रहण की तिथि से श्री रामाश्रय राम, जिला 
सहकारिता पदाधिकारी खगड़िया उक्त बैंक के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, 
सरकार के उप सचिव । 


4 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 


14 मई 2009 


एस 0 ओ0 85 दिनांक 27 मई 2009 - नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) 


के द्वारा प्रदत्त 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -441 जे0 , दिनांक 10.2.2004 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विनोद कुमार शर्मा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को दिनांक 


10.2.2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


लेख्य 


आवासीय एवं व्यवसायिक लेख्य प्रमाणक पंजी 


अर्हता 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 


अभियुक्ति 


प्रमाणक के 


पता 


में नाम अंकित 


करने के लिए 


नाम 


होने की तिथि 


प्राधिकृत किया गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री विनोद 


शास्त्रीनगर , रोड नं0- 3 , 


10.2.2004 


बी ० कॉम 


मुंगेर जिला 


कुमार शर्मा 


जिला मुंगेर , व्यवहार 


एल 0 एल 0 बी 0 


न्यायालय , मुंगेर 


( सं ० - ए0/ नोट ( एस) -47/ 01 / 1650 जे० ) 


बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र कुमार मिश्र , 


सरकार के सचिव । 


14 मई 2009 


एस 0 ओ 0 86 , एस 0 ओ0 85 , दिनांक 27 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 


से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 


उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं0 - ए 0/ नोट ( एस ) -47/01/ 1650 जे० ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 


राजेन्द्र कुमार मिश्र, 


सरकार के सचिव। 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


5 


The 14th May 2009 
S.0.85, dated 27th May 2009 —In exercise of the powers conferred by section-5 ( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar Sharma and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952) and sub - rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 441J. Dated 10.2.2004 to practice as notary again for the 
next Five 

years from10.2.2009. 
Name of Notary Residential/ Date of which Qualification Area in Remarks 
Professional address the name of 

which 
Notary has 

Notary to 
been entered in 

practice . 
the Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


16-5-1990 


L.L.B. 


Jamui Distt . 


Sri Binod Kumar 
Sharma 


Shastrinagar, Road 
no.- 3 , Munger Civil 
Court,Munger 


( No.- A/ Not ( S )-47/ 01-1650J. ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary to Government. 


14 मई 2009 
एस 0 ओ 0 87 , दिनांक 27 मई 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2646 जे0, दिनांक 16.5.1990 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उमेश चन्द्र जमुआर जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 16.5.1999 से पुनः आगामी तीन वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते 
हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी में अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता नाम अंकित होने की 

करने के लिए 
तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


16.5.1990 


एल0 एल 0 बी 0 


जमुई जिला 


श्री उमेश चन्द्र अधिवक्ता , जमुई , 
जमुआर 

जिला - जमुई 


( सं 0 - ए0 / ए0 बी0-23/ 87/ 1651 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


6 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


14 मई 2009 


एस 0 ओ 0 88 , एस 0 ओ 0 87 , दिनांक 27 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 


से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 


उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं0 - ए0 / ए0 बी0-23/ 87 / 1651 जे ० ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


राजेन्द्र कुमार मिश्र , 


सरकार के सचिव । 


The 14th May 2009 
S.0.87 , dated 27th May 2009 — In exercise of the powers conferred by section-5( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Chandra Jamuar and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 


Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 2646J ., Dated 16.5.1990 to practice as notary again for 
the next three years from 16.5.99 . 


Name of Notary 


Residential/ 


Date of which 


Qualification 


Area in 


Remarks 


Professional 


the name of 


which Notary 
to practice. 


address 


Notary has 


been entered in 


the Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Sri Umesh Chandra Advocate, Civil 


16-5-1990 


L.L.B. 


Jamui Distt . 


Jamuar 


Court Jamui 


( File no. - A/ AB-23/ 87-1651J .) 


By order of the Governor of Bihar, 


RAJENDRA KUMAR MISHRA , 


Secretary to Government . 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


7 


18 मई 2009 


एस0 ओ0 89 , दिनांक 27 मई 2009 - नोटरीज एक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम-8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-902 जे0 , दिनांक 24.03.03 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अनिल कुमार सहाय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित 


है , जो दिनांक 24.03.08 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 


करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के 


आवासीय एवं 


लेख्य प्रमाणक पंजी 


अर्हता 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभियुक्ति 


नाम 


व्यवसायिक पता 


में नाम अंकित होने 


करने के लिए 


की तिथि 


प्राधिकृत किया गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री अनिल कुमार 


मु 0 शास्त्रीनगर 


24.03.03 


बी 0 ए 0 


मुंगेर जिला 


सहाय 


बस डिपो के पीछे, 


बी ० एल ० 


जिला - मुंगेर , व्यवहार 


न्यायालय, मुंगेर 


( सं0 - ए0/ नोट ( एस )-20 / 01 / 1683 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 

सरकार के सचिव । 

18 मई 2009 
एस 0 ओ0 90 , एस 0 ओ 0 89 , दिनांक 27 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 - ए0/ नोट( एस )-20/ 01/ 1683 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


The 18th May 2009 
S.O.89 , dated 27th May 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Kumar 
Sahay and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed 
under section - 3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries 
Rules , 1956 by the State Government in Law Department Notification no . 902J ., Dated 24.03.03 
to practice as notary again for the next five years from 24.03.2008 . 


8 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


Name ofNotary 


Qualification 


Remarks 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which 
the name of 
Notary has 
been entered 
in the Register 


Area in 

which 
Notary to 
practice . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


24.03.03 


Sri Anil Kumar 
Sahay 


B.A. 
B. L. 


Munger 
Distt . 


Mo -Shastrinagar, 
Behind Bus 
Depo ,Munger, 
Civil Court, 
Munger 


( No.- A/ Not( S )-20 /01-1683J . ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA 

Secretary to Government. 


18 मई 2009 
एस0 ओ0 91 , दिनांक 27 मई 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5( 2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4620 जे0 , दिनांक 08.11.03 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मणि कुमार सिंह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , जो दिनांक 
08.11.08 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में अभियुक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

व्यवसाय करने के 
की तिथि 

लिए प्राधिकृत किया 


नाम 


गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


08.11.03 


श्री मणि कुमार 
सिंह 


मुंगेर जिला 


बिन्दवारा , 
मुंगेर, व्यवहार 
न्यायालय, मुंगेर 


एम0 ए 0 
एल0 एल 0 बी 0 


( सं0 - ए 0/ नोट (एस )-49 / 01 / 1684 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 

सरकार के सचिव । 

18 मई 2009 
एस 0 ओ 0 92 , एस 0 ओ 0 91 , दिनांक 27 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 - ए0/ नोट ( एस )-49 /01/ 1684 जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव। 


PER JJC, 27 H $ 2009 


9 


The 18th May 2009 
S.0.91 , dated 27th May 2009— In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mani Kumar Singh and whose 
detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in 
Law Department Notification no . 4620J., Dated 08.11.03 to practice as notary again for the next five 
years from 08.11.2008 . 
Name ofNotary Residential/ Date of which Qualification Area in which Remarks 

Professional the name of 

Notary to 
address Notary has 

practice . 
been entered in 

the Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Sri Mani Kumar 
Singh 


Bindwara , Munger , 08.11.03 
Civil Court, 
Munger 


M.A. 
L.L.B 


Munger Distt . 


(No.- A /Not( S ) -49/01/ 1684J.) 
By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary to Government. 


18 4 2009 
VHOSTTO 93, fatia 27 2009 — TĘ GRT HOTETTU ft ferred for en gigt for foreifen 
आवेदन पत्र श्री विजय कुमार सिंह , अधिवक्ता , जहानाबाद के द्वारा नोटरीज नियमावली, 1956 के नियम -4 के अधीन 
जिला जहानाबाद जिला के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति हेतु दिया गया है । 
To , 

The Law Secretary , 
Department of Law 
Government of Bihar, Patna . 

MEMORIAL 
1. Name of the applicant: 

BIJAY KUMAR SINGH . 
2. Father s name: 

Late Ram Kripal Singh 
3. Date of birth : 

05-1-1956 
4. Address (Residence ) 

Station Road , Utta Jehanabad , Pin - 804408 
Telephone:- 

9430478147 
Official Address : 

Station Road , Utta Jehanabad 
5. Educational Qualification : 

B.A., L.L.B. 
(Please attach photo copies ): 
6. Date of enrolment ( Please attach Photocopies ): 14.8.1996 . 


Yes. 


7. Practice in : 

Civil side : 
Criminal side: 
Taxation : 
Revenue Courts : 


Yes. 
Yes. 


10 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


8. Whether Income Tax Assesses : 

The memorial of (Name of the applicant) 

( in block letters ) BIJAY KUMAR SINGH 
1 . That the memorialistics a person eligible for appointment as a under the Notaries Act, 1952 and 

Clause ( a) of Rule 3 of the Notaries Rules , 1956. 
2 . That the memorialist has resided in (here state the name of the local area or name of court (where 

he intends to practice ) and will reside for upwards of Jehanabad Civil Court (State how long) 
3 . That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the requirements there 

of (the grounds of the statement would be added ):- Extend population. 
4 . That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him , within 

the proceeding six months. No. 
The memorialist therefore, prays that the Government be pleased to appoint an admit him as a 
notary under and by virtue of the notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and Clause (a ) of Rule- 3 of the 

Notaries Rules, 1956 to practice in Civil Court, Jehanabad (here state the name of the local area ). 
Date - 07.2.2008 

Sd /-BIJAY KUMAR SINGH. 

Signature of the applicant. 
Under Rule 4 ( 3) the memorial should be countersigned by Magistrate a Manager of a 
Nationalized Bank . A Merchant and appointment in habitants of the area where hence intends to 
practice as a notary . 
SI. Name and Address The notaries Act, (From ) 

Signature 
N. Signatories. 

1952 Profession Name and address of 

signature the firms/ 

organization 
Sri Giridhari Lal, Executive Service 

Government of Bihar 

Sd/ - ||lg . 
Magistrate , Jehanabad . 
2 अरूण कुमार पार्षद् वार्ड नं0-9 नगर परिषद् , जहानाबाद 

Sd / - Illeg . 
3 Sri Shashikant ............ Chief Manager 

Sd/ - ||leg . 
4 Sri S. Harbindra Singh Business 

Sd/- Illeg . 
5 Sri Raj Kishore Sharma Principal 

Sd/ - Illeg. 
उपर्युक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति गजट में इसके प्रकाशन के दिन से 14 दिनों के 
अन्दर जो प्राप्त हो पायेंगे उनपर उचित विचार किया जायेगा। 

( सं0 - ए0/ नोट ( एस) -40 /08/ 1686 जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


1 


IN 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 45 - डी टी 0 पी 0 । 

Visit us: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


11 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और 

सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


मैं हेमा घोष , शपथ पत्र नं०-09 / 29 जुलाई 2003 द्वारा घोषणा करती हूं कि मैं हेमा घोष के बदले हेमा सिंह के नाम 
से जानी जाऊंगी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Visit us: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


13 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 अप्रील 2009 
सं ० कौन भी -102 / 2007-91 - निगरानी थाना कांड संख्या 025/2007 दिनांक 23.02.2007 
धारा -7 / 8 / 13(2) – सह पठित धारा -13(1)( डी 0) भ्र 0 नि 0 अधि 0 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री कपिलदेव सिंह , 
तत्कालीन वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल , गया को विभागीय अधिसूचना संख्या -105 दिनांक 16.03. 
2007 द्वारा दिनांक 23.02.2007 (न्यायिक हिरासत में लिए जाने की तिथि) के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया 
गया । 

चूंकि उक्त थाना कांड सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा इनकी निलंबन अवधि दिनांक 23.02.2008 
को एक वर्ष से अधिक हो गयी है, इसलिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 
2005 के नियम -10(1)(i) के प्रावधानानुसार इनके जीवन निर्वाह भत्ता में दिनांक 23.02.2008 से 50( पच्चास ) 
प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का 75(पचहत्तर ) प्रतिशत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( हरू ) -अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


29 अप्रील 2009 
सं ० कौन / भी 0 -155 / 90-93 — विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 198 , दिनांक 26.02.2002 द्वारा श्री 
रामनारायण रेणु, सेवा निवृत को वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, बेगूसराय अंचल , बेगूसराय के 
पदस्थापनकाल में बरती गयी वित्तीय अनियिमितताओं के कारण उनके पेंशन से 25 प्रतिशत की कटौती 
करने एवं पूर्ण उपादान रोकने का दंड देने का निर्णय लिया गया था । 

2. माननीय उच्च न्यायालय , पटना में श्री रेणु द्वारा दायर रिट याचिका सं 0 2945/2003 में दि ० 
02.07.03 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में श्री रेणु से उन्हें औपबंधिक रूप से किये गये उपादान 
के भुगतान की राशि की वसूली की कार्रवाई विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 437 दि 0 02.08.03 द्वारा 
स्थगित कर दी गई । 

3. पुनः विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 150 , दि 0 01.04.04 द्वारा आदेश दिया गया कि श्री रेणु के 
पेंशन से 25 प्रतिशत की कटौती के अतिरिक्त इनके आचरण के कारण सरकार को हुई रू 0 19,76,783. 
78 ( उन्नीस लाख, छियहत्तर हजार, सात सौ तिरासी रू 0 अठहत्तर पैसे ) मात्र की वसूली पेंशन एवं 
उपादान की राशि से किये जाने के उपरांत शेष राशि की वसूली के लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी । 


14 


बिहार गजट , 27 मई 2009 


4. सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 सं0 2945/03 में दि 0 29.09.05 को पारित आदेश द्वारा श्री रेणु की 
याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी तथा इस आदेश के विरूद्ध श्री रेणु द्वारा पुनः 
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एल 0 पी 0 ए 0 सं0-66 / 06 दायर की गयी । 

5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल 0 पी 0 ए0 सं0-66 / 06 की सुनवाई के पश्चात दि 0 21.08.08 
को पारित आदेश में विभागीय अधिसूचना सं0-198 दि 0 26.02.02 को विधिसम्मत माना गया तथा 
विभागीय अधिसूचना सं 0 150 दि 0 01.04.04 को निरस्त कर दिया गया । 

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल 0 पी 0 ए 0 सं 0 66/06 में दि 0 21.08.08 को पारित उपरोक्त 
आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं 0 150 दि 0 01.04.04 को निरस्त किया जाता है । विभागीय 
अधिसूचना सं 0 198 दि 0 26.02.2002, जिसके द्वारा श्री रेणु का पूर्ण उपादान रोकने एवं उनके पेंशन से 
25 प्रतिशत की कटौती करने का दंड दने का निर्णय लिया गया था , प्रभावी रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

( हरू ) -अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


। 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

20 मई 2009 
सं ० भवन / स्था . - 1 - पद. - 102/ 2009-3573( भ ० ) -श्री प्रद्युमन प्रसाद, कार्यपालक अभियंता , भवन प्रमंडल , 
खगड़िया को कर्त्तव्य उपेक्षा एवं घोर अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में अधिसूचना संख्या-946( भ.), दिनांक -21.02.09 
द्वारा निलम्बित किया गया था , को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करते हुए कार्यपालक अभियंता , भवन 
निरूपण अंचल संख्या -2 , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

एच.एन.झा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 


बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Visit us: http://egazette.bih.nic.in 


